पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 30, 1938 शक सम्वत्) [ संख्या -43 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


499-502 


1500 


707-714 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
माग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


35-37 


975 


975 


975 


... 


-- 


975 


975 


233 


975 


... 


1425 


499 - क 


500 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर, 2016 ई0 ( आश्विन 30 , 1938 शक सम्वत् ) 

भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थानन –नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

नियोजन अनुभाग -2 


कार्यालय ज्ञाप 


03 अक्टूबर, 2016 ई० 
संख्या 287 / XXVI / दो (21) / 2004 - तात्कालिक प्रभाव से श्री सुशील कुमार , अपर निदेशक , अर्थ एवं संख्या विभाग, 
उत्तराखण्ड को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निदेशक , 
अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड के पद , वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900 पर अस्थायी रूप से पदोन्नति 
प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री कुमार को संगत नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखा 
जाता है । 


श्री कुमार को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड , देहरादून में निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात 
किया जाता है । 


आज्ञा से , 
एस० रामास्वामी, 
अपर मुख्य सचिव । 


गृह अनुभाग -8 

अधिसूचना 


29 सितम्बर, 2016 ई ० 


संख्या 1012 / XX(8)2016-10(09)2015 श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) 
की धारा 2 के खण्ड ( घ ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4999 – पी 0 / आठ - 6-84-300( 28) -76 , 
दिनांक 28 अप्रैल , 1986 को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए, जनपद नैनीताल के थाना रामनगर की रिपोर्टिंग 
पुलिस चौकी, बैलपड़ाव एवं उसके अन्तर्गत आने वाले 29 नियमित पुलिस गाँवों को थाना रामनगर से थाना कालाढूंगी 
में सम्बद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में थाना रामनगर, के नियमित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, बैलपड़ाव एवं उसके 
क्षेत्रान्तर्गत 29 गाँव थाना कालाढूंगी के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा रामनगर थाने के अधिकारिता क्षेत्र से 
निकाल दिये जायेंगे । 


परिशिष्ट -1 


जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थाना रामनगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, बैलपड़ाव को थाना कालाढूंगी में सम्बद्ध 
किये जाने पर पुलिस चौकी, बैलपड़ाव, थाना कालाढूंगी के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले नियमित पुलिस क्षेत्र ग्रामों 
की सूची अग्रसारित हैं : 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अक्टूबर , 2016 ई ० ( आश्विन 30 , 1938 शक सम्वत् ) 


501 


क्र ० सं ० 


नियमित रिपोर्टिंग चौकी बैलपड़ाव के गाँवों की सूची 


01 . 


02. 


03. 


04. 


05. 


06 . 


07 . 


गेबुवा डोलिया 
गेबुवा फीचा 
गैबुआ खास 
गेबुआ मदनपुर नम्बर 1 
मोहनपुर रौतेला 
मोहनपुर बजवाल 
मोहनपुर मेहरा 
भवानीपुर सलिया 
भवानीपुर गढियाल 
किशनपुर कोटली 
पदमपुर डोलिया 
पत्तापानी 
सैमलचौड़ 


08. 


09. 


10 . 


11. 


12. 


13. 


14. 


रतनपुर 


15 . 


16 . 


बन्दरजुड़ा 
उदयपुरी 
हिम्मतपुर 
बैलपड़ाव 


17. 


18. 


19 . 


पावलगढ़ 


20 . 


21 . 


22 . 


23. 


24. 


मानकण्डपुर 
बचतपुर धर्मपुर 
महादेवपुर 
चूनाखान 
धनपुर 
शिवलालपुर 
बेलपोखरा 
तेजपुर 
लछमपुर 
विशनपुर 


25 . 


26 . 


27 . 


28. 


29 . 


आज्ञा से , 
डॉ ० उमाकान्त पंवार, 


प्रमुख सचिव । 


502 


? 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर, 2016 ई 0 ( आश्विन 30 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

05 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1354 / || -2016-01(84) / 2003 टी 0 सी0-|-मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 
95 / एस0 बी 0 / 2016, जीवन चन्द्र जोशी बनाम राज्य तथा अन्य में दिनांक 17.06.2016 को पारित निर्णय के अनुपालन 
में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, स्तर -2 (वेतनमान ₹ 37,400-67,000, सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8,900), के 
रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05.01.2016 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक को पुनआयोजित ( Review ) 
किए जाने हेतु दिनांक 27.07.2016 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक् 
विचारोपरान्त श्री जीवन चन्द्र जोशी, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के 
पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 


सचिव । 


वित्त अनुभाग-8 

अधिसूचना 

29 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 819/2016/12(100 ) / XXVII (8) / 03– श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड ( उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर 
अधिनियम , 2005) ( अधिनियम सं0 27 , वर्ष 2005) की धारा 54 की उपधारा (2) के खण्ड ( ख ) सपठित उत्तराखण्ड [ उत्तरांचल 
(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ] की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क ) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तात्कालिक प्रभाव से श्री ईश्वर सिंह बृजवाल, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी पीठ 
को अपीलीय अधिकरण के न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased ot order the publication of the following English translation of Notification No. 819/2016/12( 100 )/XXVII(8 )/03 , 
Dated September 29, 2016 for general information : 

NOTIFICATION 
No.819/2016/12 (100 )/XXVII(8 )/03-- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub-section (2 ) of 
section 54 of the Uttarakhand (UttaranchalValue Added Tax Act, 2005 ) (Act No. 27 of 2005) read with clause ( a) 
of sub -section ( 1) of section 10 of the Uttarakhand [Uttaranchal (UttarPradesh Trade Tax Act, 1948) as applicable 
in the State of Uttarakhand ] (Act No. 27 of 2005 ) the Governor is pleased to allow Shri Iswar Singh Brijwal, 
Member, Commercial Tax Tribunal, Haldwani Bench ,to perform the Judicial functions of the Appellate Tribunal 
with immediate effect. 

By Order, 
AMIT SINGH NEGI, 


Secretary . 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 43 हिन्दी गजट / 510 – भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


---- 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 ई0 ( आश्विन 30 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND ,NAINITAL 

NOTIFICATION 

September 23 , 2016 
No. 249 /UHC /XIV -21/Admin.A /2008 --Ms.Rajni Shukla , Civil Judge ( Sr. Div .), Rishikesh , District Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 31.08.2016 to 09.09.2016 with permission to suffix 10.09.2016 
and 11.09.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively . 

NOTIFICATION 

September 23, 2016 
No. 250 /UHC /XIV - a /26 /Admin.A / 2010 -- SriGurubaksh Singh ,Additional District & Sessions Judge , Tehri 
Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 26.08.2016 to 08.09.2016 . 

NOTIFICATION 

September 28, 2016 
No. 252/UHC /XIV -a - 16 /Admin.A /2009-- Sri Yogendra Kumar Sagar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div .), 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 51 days w.e.f. 28.07.2016 to 16.09.2016 . 

NOTIFICATION 

September 28 , 2016 
No. 253/UHC /XIV -a /28/Admin.A / 2012 --Ms. Ritika Semwal, Principal Magistrate / JudicialMagistrate ( 1st 
Class ), Juvenile Justice Board , Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 06.09.2016 to 
08.09.2016. 

NOTIFICATION 

September 28, 2016. 
No. 254 /UHC /XIV -a /40 /Admin.A / 2008--Ms. Deepali Sharma, Civil Judge ( Sr. Div .), Hardwar is hereby 
sanctionedmedicalleave for 14 days w.e.f. 26.08.2016 to 08.09.2016 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


707 - ख 


708 BERRGUS TC, 22 OR , 2016 ļo pay 30, 1938 y 1996 ) 

[ATT 1-5 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 
CALENDAR - 2017 ( SUBORDINATE COURTS ) 

NOTIFICATION 

October 06 , 2016 
No. 259/U.H.C /Stationery/ 2016 
JANUARY FEBRUARY MARCH 

APRIL 
SUN 1 8 15 22 29 

5 12 19 26 

5 12 1926 30 2 9 16 23 
MON 2 9 16 23 30 

6 13 20 27 6 13 20 27 

3 10 17 24 
TUE 3 10 17 24 31 

14 21 28 7 14 21 28 

4 . 11 18 25 
WED 4 11 18 | 25 

1 8 15 22 1 8 15 22 29 

5 12 19 26 
THU 5 121 1926 

2 9 16 | 23 2 9 16 | 23 30 

6 13 20 27 
FRI 6 13 20 27 

3 101 17 24 3 10 17 24 31 

7 14 | 21 28 
SAT 7 14 | 21 28 4 11 | 18 25 4 11 | 18 25 

1 8 15 | 22 | 29 
MAY JUNE 

JULY 

AUGUST 
SUN 7 14 21 28 4 11 18 25 30 2 9 16 23 

6 13 20 27 
MON 8 1522 29 5 12 19 26 31 3 10 | 17 24 

7 14 21 28 
TUE 9 16 23 30 6 13 20 27 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 
WED 10 17 24 | 31 7 14 21 28 

5 12 19 26 2 9 16 23 30 
THU 4 11 18 25 

1 8 15 22 29 

6 13 20 | 27 3 10 17 24 31 
FRI 5 12 | 19 | 26 

2 9 16 23 30 

7 14 21 28 4 11 18 25 
SAT 6 13 | 20 | 27 

3 10 17 24 1 8 15 22 | 29 

5 12 19 26 
SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER DECEMBER 
SUN 3 10 17 24 1 15 22 29 

5 12 19 26 31 3 10 17 24 
MON 4 11 18 25 2 

16 23 30 6 13 20 27 

4 11 18 25 
TUE 5 | 12 | 19 | 26 3 10 17 | 24 | 31 

7 14 | 21 28 

5 12 19 26 
WED 6 13 20 27 

11 18 25 1 8 15 22 29 

6 13 20 27 
THU 

7 141 21 28 5 12 | 19 26 

2 9 16 23 30 

7 14 21 28 
FRI 1 8 15 22 29 6 13 | 20 | 27 

3 10 17 24 

8 15 22 29 
SAT 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

4 11 18 25 

2 9 16 23 30 


بایجابی 


ola 


1 


1 
1 
1 
1 


1 


1 


LIST OF HOLIDAYS 
SI, No. NAME OF HOLIDAY 

MONTH & DATE 

DAYS OF THE WEEK 

NO . OF DAYS 
1 . New Year s day 

January 01 

Sunday 
2 . Guru Govind Singh Jayanti 

January 05 

Thursday 
3 . Republic Day 

January 26 

Thursday 
4 . Maha Shivratri 

February 24 

Friday 
5 . Holi 

March 13 & 14 

Monday & Tuesday 

2 
6 . Ram Navami 

April 04 

Tuesday 

1 
7 . Mahavir Jayanti 

April 09 

Sunday 
8 . Ambedkar s Jayanti 

April 14 

Friday 

1 
9 . Buddha Purnima 

May 10 

Wednesday 

1 
10 , *ldu l Fitr 

June 26 

Monday 
11. Raksha Bandhan 

August 07 

Monday 
12 . Independence Day/Janmashtami 

August 15 

Tuesday 
13 * ldu i Zuha 

September 02 

Saturday 
14 . Dussehra (Vijay Dashmi) 

September 29 to September 30 

Friday & Saturday 

2 
15 . *Moharram 

October 01 

Sunday 

1 
16 . MahatmaGandhi s Jayanti 

October 02 

Monday 
17 . Deepawali 

October 18 to October 21 

Wednesday to Saturday 

4 
18 . Guru Nanak s Birthday and Kartik Purnima 

November 04 

Saturday 
19. * Barawafat (Milad -un-Nabi) 

December 02 

Saturday 
20 . Christmas & Winter Holidays 

December 25 to December 30 

Monday to Saturday 

6 
Notes : 
1. The Holidaysmarked with (*) can be refixed according to the visibility of the moon . 
2. April 14" (Good Friday) & June 23 (Last Friday ofRamzan ) will be Restricted Holidays for Christians & Muslims respectively. 
3. The District Judgemay declare three localholidays in consultation with DistrictMagistrate , 
4. There will beWinter Vacation from January 02nd to January 30th for the Civil Courts in districts Almora, Bageshwar, Champawat( exceptTanakpur outlyingcourt), Chamoli,Nainital ( except 

Haldwani and Ramnagaroutlying courts), Pithoragarh , Pauri Garhwal( exceptKotdwar outlying court ), Rudraprayag. TehriGarhwal and UttarakashiDistricts as shown in Blue. 
5. There will be Summer Vacation from June 14 to June 30th for the CivilCourts in districts Dehradun , Hardwar and Udham Singh Nagar alongwith Haldwaniand Ramnagar (Outlying Courts 

DistrictNainital), Kotdwar (Outlying Court District PauriGarhwal) and Tanakpur (Outlying Court District Champawat) as shown in Green . 
6. The Courts will remain closed on the dates shown by Red . 
7. There is a separate list of holidays for the High Court. 


1 
1 


By Order of the Court, 

Sd / 
NARENDRA DUTT, 

RegistrarGeneral. 


709 


1 1–– ] Barque C , 22 3742R , 2016 0 (Ziffy 30 , 1938 a 490 ) 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

October 06 , 2016 
No. 260 /U.H.C./Stationery/ 2016 

CALENDAR -2017 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


1 


30 


2 


2 


8 15 22 29 
9 16 | 23 30 
10 17 24 31 
11 18 25 


3 


SUN 
MON 
TUE 
WED 
THU 
FRI 
SAT 


4 


4 


1 


5 12 | 19 | 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 | 22 
9 1623 
10 17 24 
11 18 25 


1 


5 12 | 19 26 
6 13 20 27 
7 14 121 

28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 
10 | 17 24 31 
11 | 18 25 


5 


9 1623 
10 | 17 | 24 
11 18 25 
12 19 | 26 
13 20 27 
14 21 28 
15 22 29 


5 
6 
7 


12 19 26 
131 20 27 
1421 28 


2 
3 


2 
3 
4 


6 
7 


4 


1 


8 


MAY 


JUNE 


AUGUST 


2 


30 
31 


JULY 

9 16 23 
10 | 17 24 


3 


7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 
10 17 24 31 


4 


11 


SUN 
MON 
TUE 
WED 
THU 
FRI 
SAT 


1 


2 
3 


4 11 18 25 
5 12 | 19 | 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 | 23 | 30 
10 17 24 


5 


12 


2 
3 


6 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 
101 17 24 31 
11 18 25 
12 19 26 


4 11 | 18 25 
5 12 19 26 
6 132027 


18 25 
19 26 
2027 
21 28 
22 | 29 


6 
7 
8 


13 
14 
15 


2 
3 


4 


1 


5 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


31 


3 


1 
2 


4 


3 


SUN 
MON 
TUE 
WED 
THU 
FRI 
SAT 


5 


3 1017 24 
4 11 18 25 
5 1219 26 
6 13 | 20 27 
7 14 21 28 
8 15 | 22 29 
9 16 | 23 30 


10 17 24 
11 18 25 
12 19 26 
13 20 27 


8 15 22 29 
9 16 23 | 30 
10 17 24 31 
11 18 25 
12 19 26 
13 20 27 
14 21 28 


5 12 | 19 | 26 
6 13 20 27 
7 14 | 21 | 28 
8 15 22 1 29 
9 16 23 30 
10 17 24 


4 


1 


6 


5 


2 
3 


1 


6 


1 
2 


7 
8 
9 


14 21 28 
15 22 29 
16 23 30 


2 


7 


4 


11 


18 25 


1 


1 


1 


1 


1 
1 


1 
1 


LIST OF HOLIDAYS 
Sl. No. NAMEOF HOLIDAY 

MONTH & DATE 

DAYS OF THE WEEK 

NO . OF DAYS 
1. New Year s Holidays 

January 02 to January 04 

MondaytoWednesday 

3 
Winter Vacation 

January 16 ta February 10 

Monday to Friday 

26 
3 . Republic Day 

January 26 

Thursday 
4 . Maha Shivratri 

February 24 

Friday 
Holi 

March 13 & 14 

Monday & Tuesday 

2 
6 . Ram Navami 

April 04 

Tuesday 
7 . Mahavir Jayanti 

April 09 

Sunday 

1 
8 Vaisakhi 

April 13 

Thursday 
9 Ambedkar s Jayanti/Good Friday 

April 14 

Friday 
10 . Buddha Purnima 

May 10 

Wednesday 
11. Summer Vacation 

May 22 to 26 

Monday to Friday 

5 
12 . * ldu l Fitr 

June 26 

Monday 
13 . Raksha Bandhan 

August 07 

Monday 
14 . Independence Day/ Janmashtami 

August 15 

Tuesday 

1 : 
15 . Nandashtami 

August 30 

Wednesday 
16 . * ldu lZuha 

September 02 

Saturday 
17. Dussehra (Vijay Dashmi) 

September 25 to September 30 

Monday to Saturday 

6 
18 . Moharram 

October 01 

Sunday 
19 . MahatmaGandhi s Jayanti 

October 02 

Monday 
20 . Deepawali 

October 16 to October 20 

Mondayto Friday 

5 
21. Guru Nanak s Birthday and Kartik Purnima 

November 04 

Saturday 
22 . *Barawafat (Milad -un-Nabi) 

December 02 

Saturday 
23. Christmas 

December 25 

Monday 
Notes : 
1. TheHolidaysmarked with (*) can be refixed according to the visibility of themoon . 
2 January 5th (Guru Govind Singh Jayanti) for Sikhs, June 234(Last Friday of Ramzan ) for Muslims and September 13 & 14h (Ashtika-Nashtika) forHindus willbe Restricted Holidays. 
3. There is a separate list ofholidaysfor the subordinate Courts . 
4. The Registry will remain open during the Summer Vacation & Winter vacation . 
5. The Registry willremain open forhalf day on Saturdays, which have been underlined . 
6. The Courts will remain closed on the dates shown by Red . 

By Order of the Court, 

Sd / 
NARENDRA DUTT, 

RegistrarGeneral. 


1 


1 


1 


1 


710 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 30, 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 

अधिसूचना 

07 अक्टूबर , 2016 ई ० 
सं o F- 9(4) (iv) / आरजी / यूईआरसी / 2016 / 1111 -विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं 42 की 
उपधारा 6 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 
पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) 
विनियम , 2004 (प्रधान विनियम ) में निम्नलिखित संशोधन करता है , 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और निर्वचन 
(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र ) ( चतुर्थ 

संशोधन) विनियम, 2016 होगा । 
( 2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 
2. प्रधान विनियम के नियम 3 में उपनियम -9 के उपरान्त उपनियम -9(a) में निम्नानुसार जोड़ा जायेगा 

" 9( ) ऑम्बड्समैन कार्यालय के कार्मिकों की सभी सेवा शर्ते उविनिआ (कार्मिकों की भर्ती नियंत्रण एवं सेवा 

शर्ते) विनियम , 2016 एवं समय - समय पर जारी संशोधनों के द्वारा नियंत्रित होंगी । 


यथाः 


आयोग के आदेश से , 

नीरज सती, 


सचिव , 


उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग । 


NOTIFICATION 


October 07 , 2016 
No. F -9 (4 )(IV )/RG /UERC /2016 / 1111 -- In exercise of the powers conferred on it by sub -section 6 and 7 of 
Section 42 and Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after 
publication , the Commission hereby proposes the following Regulations to amend the Uttarakhand Electricity 
Regulatory Commission (Appointment & Functioning of Ombudsman ) Regulations , 2004 (Principal Regulations) 
namely : 


1. Short title and Commencement an Interpretation : 


These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission ( Appointment & 
Functioning of Ombudsman ) (Fourth Amendment) Regulations, 2016 : 


( 2 ) 


These Regulations shall come into force on and from the date of their publication in the OfficialGazette . 


2. Sub -Regulation 9 ( A ) shall be inserted after sub -Regulation 9 of Regulation 3 of the Principal 

Regulations as under : 


" 9(A) All the termsand conditions of service of the staff of the Ombudsman shall be governed by the 
UERC (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff)Regulations, 2016 as amended from time 
to time." 


By Order of the Commission , 
NEERAJSATI, 

Secretary, 
Uttarakhand Electricity Regulatory Commission . 


भाग 1 - क ] 


711 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर , 2016 ई 0 ( आश्विन 30, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल 


आदेश 


21/23 सितम्बर, 2016 ई ० 


पत्र संख्या 728 / सा 0प्रशा0 / लाइसेन्स निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यू0 ए0-07के -2453, वाहन का 
चालान दिनांक 17.07.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा 04 सवारी, क्षमता से अधिक पाई जाने आदि अभियोग 
में किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी , ऋषिकेश द्वारा चालक श्री सुशील कुमार पुत्र 
श्री दौलतराम, निवासी ग्राम - जौंक , स्वर्ग आश्रम लक्ष्मण झूला, जिला पौड़ी गढ़वाल , जिनका लाइसेन्स संख्या यूके -1519920010266 
है , जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त 
सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 641 / डी 0एल 0 / लाई -नोटिस / 2016-17 , दिनांक 05.09.2016 जारी किया गया है । उक्त 
के सम्बन्ध में चालक दिनांक 20.09.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा उक्त सम्बन्ध 
में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने 
की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , मोटर वाहन अधिनियम , 
की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक , लाइसेन्स संख्या 
यूके -1519920010266 को दिनांक 20.09.2016 से 19.12.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 


1988 


सुरेन्द्र कुमार, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

कोटद्वार , गढ़वाल । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


26 अगस्त, 2016 ई ० 


पत्रांक 2050 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2016 - श्री गणेश पाठक पुत्र श्री विशन दत्त पाठक , निवासी वार्ड नं 0 2, 
गाँधीनगर , गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0620090010691 के विरुद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण 
किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , नैनीताल द्वारा लाइसेन्स निलम्बन / निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित 
किया है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक मैमों / लाइसेन्स / धारा -21 / 2016, दिनांक 05.08.2016 के 
द्वारा लाइसेन्सधारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया । दिनांक 26.08.2016 को लाइसेन्सधारक 
द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में 
उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा संलग्न दस्तावेजों 
के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत चालक दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए लाइसेन्स संख्या UK0620090010691 
( Non transport ) जो दिनांक 18.12.2029 तक वैध है, को दिनांक 26.08.2016 से 03 माह हेतु निलम्बित करता हूँ | 


712 


. 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 30 , 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

28 सितम्बर , 2016 ई ० 
पत्रांक 2167 / टी 0 आर 0 / पंजी 0 नि 0 / UA06H-8631 / 2016- वाहन संख्या UA06H-8631. मॉडल 2007 , चेसिस 
संख्या MA6AB6G766HL47267 तथा इंजन नं 0 3KF47455, कार्यालय में श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी 
आवास विकास कॉलोनी, रूद्रपुर , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 20.08.2016 
को आवेदन करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गया है, जो 
मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन 
का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06H- 8631 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MA6AB6G766HL47267 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

29 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 2180 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / UA04-5738 / 2016-वाहन संख्या UA04-5738, मॉडल 2002, चेसिस 
संख्या 18FC20177688 तथा इंजन नं 0 E483A11271856, कार्यालय में ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल , सितारगंज, जिला ऊ E 
मसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.09.2016 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन की 

मूल 

चेसिस 
नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य 
नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA04-5738 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस 
संख्या 18FC20177688 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

03 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्रांक 2201 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / DL1GA-6233 / 2016- वाहन संख्या DL1GA-6233, मॉडल 1995, चेसिस 
संख्या 360324AUQ101387 तथा इंजन नं 0. 697D23AUQ101905 , कार्यालय में श्री नरेन्द्र पुत्र श्री सुन्दर , निवासी 
म 0 नं 0 1, हाथी खाना, वार्ड नं 0 9, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
19.09.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए. अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या DL1GA-6233 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360324AUQ101387 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

22 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 2208 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2016 - श्री विनोद कुमार पुत्र श्री माही लाल, निवासी महतोष गदरपुर , 
जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0620080014215 के विरुद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण किये जाने हेतु 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, ऊधमसिंह नगर द्वारा लाइसेन्स निलम्बन / निरस्त करने हेतु इस कार्यालय 
को प्रेषित किया है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक मैमों / लाइसेन्स / धारा -21 / 2016, दिनांक 
11.08.2016 के द्वारा लाइसेन्सधारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया । दिनांक 22.09.2016 
को लाइसेन्सधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
करते हुए भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया । सहायक सम्भागीय परिवहन 
अधिकारी, प्रवर्तन, हल्द्वानी द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के 
तहत चालक दोषी है । 


713 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट, 22 अक्टूबर , 2016 ई ० ( आश्विन 30. 1938 शक सम्वत् ) 
अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेसिंग ऑथोरिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए , चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए लाइसेन्स संख्या UK0620080014215 
(transport ), जो दिनांक 21.05.2017 तक वैध है, को दिनांक 22.09.2016 से 01 माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन), नई टिहरी 

आदेश 

30 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 515 / लाइसेंस निलम्बित / 2016 - वाहन संख्या UA07C- 7870 (मैक्सी कैब). वाहन को दिनांक 07.09.2016 
को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थान बालमा में , वाहन में कुल 10 के सापेक्ष 15 सवारी बैठाने तथा वाहन की छत पर तीन 
सवारी बैठाने के अभियोग में लाइसेंसधारक श्री गबर सिंह पुत्र श्री भाव सिंह, ग्राम - सगवाड गाँव, पट्टी - सारज्यूला, 
जनपद टिहरी गढ़वाल के , जिसका अनुज्ञप्ति संख्या UK-0919780012856, जो कि कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान, 
हल्का परिवहन यान, यात्री, भारी यात्री वाहन एवं मारी माल वाहन हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 15.10.2017 
तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त संबंध में लाइसेंसधारक को एक सप्ताह के भीतर अपना 
पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था । लाइसेंसधारक द्वारा उक्त संबंध में कार्यालय में उपस्थित होकर 
अपना मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया गया । 

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , ज्योति शंकर मिश्र, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्र०), नई टिहरी, मोटर यान 
अधिनियम , 1988 की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चालन अनुज्ञप्ति 
को दिनांक 30.09.2016 से 29.12.2016 तक तीन माह के लिए निलम्बित करता हूँ । 

ज्योति शंकर मिश्र, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र ०), 

नई टिहरी । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, काशीपुर 

कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर , 2016 ई ० 
पत्रांक 670(1) / टी 0 आर0 / कर - पंजीयन / UP15AT -0098- वाहन संख्या UP15AT-0098 (टैंकर), मॉडल 1999 , 
चेसिस नं 0 380010MQQ723533, श्री राजबहादुर सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह , निवासी राजपुरा रानी, काशीपुर, जिला 
ऊधमसिंह नगर के नाम इस कार्यालय में दर्ज है । वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 20.09.2016 को अवगत कराया कि वाहन 
संचालन योग्य नहीं है । सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) की तकनीकि आख्या के अनुसार वाहन संचालन योग्य 
नहीं है एवं चेसिस छाप का टुकड़ा कार्यालय में जमा कर दिया गया है । वाहन का स्थायी परमिट हल्द्वानी कार्यालय 
में निरस्त करा दिया गया है । 

अतः, मैं , श्रीमती अनिता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, काशीपुर, मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP15AT -0098 (टैंकर ) का पंजीयन चिन्ह 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर , 2016 ई ० 
पत्रांक 670( 2) / टी 0 आर0 / कर -पंजीयन / UA06A- 2633- वाहन संख्या UA06A-2633 ( ट्रक ), मॉडल 1992, 
चेसिस नं 0 34352569700, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह, निवासी गिरधई महुआखेड़ा गंज, काशीपुर , जिला ऊ 
मसिंह नगर के नाम इस कार्यालय में दर्ज है । वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 28.08.2016 को अवगत कराया कि वाहन 
संचालन योग्य नहीं है । सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) की तकनीकि आख्या के अनुसार वाहन संचालन योग्य 
नहीं है एवं चेसिस छाप का टुकड़ा कार्यालय में जमा कर दिया गया है । वाहन का स्थायी परमिट हल्द्वानी कार्यालय 
में निरस्त करा दिया गया है । 

अतः, मैं , श्रीमती अनिता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , काशीपुर, मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06-2633 (टैंकर ) का पंजीयन चिन्ह तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


714 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 30, 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
अतः, मैं , श्रीमती अनिता चन्द, सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 
1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06-2633 (टैंकर ) का पंजीयन चिन्ह तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


अनिता चन्द , 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

प्रशासन, काशीपुर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

30 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 680 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UA13-0071 ( UTILITY), मॉडल 2001, चेसिस 
संख्या 2ACA12K48692 इंजन संख्या AC14J75425, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री वीरपाल सिंह 
पुत्र श्री राय सिंह , ग्राम ऊखीमठ, पो 0 ऊखीमठ , जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है , वाहन स्वामी ने अपने वाहन के 
पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया है । चूँकि इनके उक्त वाहन की उम्र 02.11.2016 को पूरी हो रही है । उक्त 
वाहन फाइनेन्स मुक्त है तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया हैं प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर. संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव, पंजीयन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.09.2016 को वाहन संख्या UA13-0071 ( UTILITY) का पंजीयन 
चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

पंकज श्रीवास्तव, 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


रूद्रप्रयाग । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई०) 43 हिन्दी गजट / 510 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अक्टूबर , 2016 ई० ( आश्विन 30. 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय) 
तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

कार्यालय आयुक्त , गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 

पंचायती राज विभाग 

06 अक्टूबर , 2016 ई ० 
संख्या 68 / 23-5(12)(2015-2016 ) जिला पंचायत , रूद्रप्रयाग द्वारा उ0 प्र 0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत 
अधिनियम , 1961 की धारा 239( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत , रूद्रप्रयाग अपने 
अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत लदान / ढुलान एवं होर्डिंग / यूनीपोल लगाने हेतु निमित्त 
उपविधियाँ बनाई गई हैं । 

अतएव , अधिनियम की धारा 242 (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल , पौड़ी, उक्त उपविधियों की 
शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं । यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से 
प्रभावी होंगी । 

कार्यालय जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग 

विज्ञप्ति 

29 मई , 2015 ई ० 
संख्या 292 - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 ( संशोधित 1994 ) की धारा 239(2) के अधीन 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के 
अन्तर्गत होर्डिंग / यूनीपोल लगाने हेतु निमित्त निम्नलिखित उपविधियाँ बनायी गयी हैं । जिस किसी भी व्यक्ति को कोई 
आपत्ति / सुझाव हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29.07.2015 तक अपनी लिखित आपत्ति 
जिला पंचायत , रूद्रप्रयाग को भेज सकते हैं । निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

उपविधियाँ 
यह उपविधियाँ जिला पंचायत , रूद्रप्रयाग की होर्डिंग उपविधियाँ, 2015 कहलाई जायेंगी । 
2. इन उपविधियों के अधीन कोई भी व्यक्ति या संस्था जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक होर्डिंग / यूनीपोल 

न ही लगायेगा और न ही लगवायेगा । जब तक होर्डिंग / यूनिपोल विज्ञापन का निर्धारित शुल्क जिला पंचायत को 
अदा नहीं किया जाता । यदि ऐसा पाया गया तो अधिनियत में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार उनके विरुद्ध आवश्यक 
कार्यवाही की जायेगी । 


1 . 


35 - झ 


36 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 30, 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 3 
3. अधिनियम एवं ऐक्ट से तात्पर्य उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 ( तत् संशोधित 1994) से है । 
यह उपविधियाँ जनपद रूद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी । 

स्वीकृत स्थान / मुख्य मार्ग 


4 . 


निर्धारित दर (रे ) | मार्ग की ल 0 


क्र ० 
सं ० 


मार्ग का नाम , स्थान सहित एवं होर्डिंग की संख्या 


होर्डिंग की 
संख्या 


प्रति वर्ग फीट 

प्रतिवर्ष 


(किमी0 में ) 


1 . 


8 


12 


8 


20 


2 . 


14 


18 


14 


30 


3 . 


52 


75 


52 


30 


श्रीनगर , रूद्रप्रयाग मोटर मार्ग के सिरोबगड़ से 
झिरमोली तक कुल होर्डिंग की संख्या 
सिरोबगड़ -2, खांकरा -2, नरकोटा -2, झिरमोली -2 
कमेड़ा तक कुल होर्डिंग संख्या 
रतूड़ा-4, घोलतीर -4, नगरासू -4 , कमेड़ा -2 
रूद्रप्रयाग , गौरीकुण्ड मार्ग तक कुल होर्डिंग संख्या 
मटवाड़ीसैंण -2, तिलवाड़ा -4, रामपुर -1, गंगतल -1 , 
सिल्ली -2, गंवनीगाँव -2, चन्द्रापुरी -2, बाँसवाड़ा -2 , 
मीरी -2, कुण्ड -4, काकड़ागाड -1, 

सेमी-4, 
गुप्तकाशी-6, नारायणकोटि -4, फाटा -4, बड़ासू-2. 
शेरसी -1, रामपुर-2 , सीतापुर-2, सोनप्रयाग -4 
भैसारी से कालीमठ -4 
कुण्ड से तुगनाथ चोपता 
तिलवाड़ा सुमाड़ी मयाली, जखोली होर्डिंग संख्या 
सुमाड़ी-2, तुनेटा-2, मरणीगाड -1 , मयाली-3, 
जखोली -3 , चिरबटिया -1 
रूद्रप्रयाग से मोहनखाल चन्द्रनगर मार्ग तक कुल 
होर्डिंग संख्या 
सतेराखाल -2, दुर्गाधार -2, चोपता -4 , घिमतोली -2. 
कनकचौरी -2, मोहनखाल -2, चन्द्रनगर -2 


4 . 


4 


20 


10 


5 . 


4 


20 


10 


6 . 


12 


28 


12 


20 


7 . 


16 


16 


20 


48 


नोट:-आवश्यकतानुसार होर्डिंगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । 

विभिन्न विज्ञापनों पर लगने वाली निर्धारित दरें 


क्र ० 
सं ० 


जिन पर विज्ञापन लगाया जाना है , उनके नाम 


निर्धारित दर प्रति वर्ग फीट 

( प्रतिवर्ष) 
₹ 30 


1 . 


2 . 


₹ 30 


दुकान / भवनों पर लगे साइन बोर्ड पर शुल्क 
पुल के कॉलम पर 10 X20 फिट पर शुल्क 
निजी बस / पब्लिक एडवर्टाइजिंग 4 X15 फिट (दोनों साइड ) 
बैक साइड 3x3 फिट पर शुल्क 
डिलीवरी वाहन / सर्विस वाहन / टैक्सी पर शुल्क 


3 . 


₹ 30 


4 . 


₹ 400 


प्रतिवर्ष 


5 . 


लाउस्पीकर पर प्रचार शुल्क 


₹ 100 प्रतिदिन 


होर्डिंग लगाने की शर्ते : 

1. होडिंग / यूनीपोल स्थल के अनुसार सामान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके । 
2. होर्डिंग / यूनीपोल का अधिकतम साइज 20X10 फिट । 


भाग 3]] 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अक्टूबर, 2016 ई 0 ( आश्विन 30, 1938 शक सम्वत् ) 


37 


दण्ड 
उ 0 प्र 0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के द्वारा 
यह हिदायत दी जाती है कि उन उपविधियों के पूर्णरूप से अथवा किसी अंश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से अर्थदण्ड 
वसूल किया जायेगा , जो ₹ 1000 तक हो सकता है और जब तक यह उल्लंघन चलता रहे तो प्रथम सजा के बाद 
₹ 50 प्रतिदिन जब तक कि अपराध चलें , अर्थ दण्ड लिया जायेगा तथा यदि यह समाधान हो जाये कि अपराधी 
उपविधियों का उल्लंघन करने का आदी है तो तीन मास तक की कैद की सजा भी दी जा सकती है । 


यशवन्त सिंह रावत , 

अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , रूद्रप्रयाग । 


विनोद शर्मा, 


आयुक्त , 
गढ़वाल मण्डल , पौड़ी । 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई० ) 43 हिन्दी गजट / 510 – भाग 3–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


-- 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, रुड़की, शनिवार , दिनांक 22 अक्टूबर , 2016 ई० ( आश्विन 30 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
मेरे पुत्र प्रियांशु कुँवर, पुत्री ईशा कुँवर के स्कूल अभिलेखों में मेरा नाम उमेश चन्द्र सिंह गलत दर्ज है । सही 
नाम उमेश चन्द्र सिंह कुँवर, ग्राम व पोस्ट - लोबाज, बागेश्वर ( उत्तराखण्ड) है । 

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


उमेश चन्द्र सिंह कुँवर पुत्र 
श्री प्रेम सिंह कुँवर, 
निवासी ग्राम व पोस्ट लोबाज , 
बागेश्वर ( उत्तराखण्ड) । 


पी ० एस० यू ० ( आर 0 ई 0) 43 हिन्दी गजट / 510 – भाग 8–2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


233 - ट 


